रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. 0. L.-33004/99 


गुारत = राजपत्र 


Che Gazette of india 


Ooh. -S. Wet.-37.-0082024-255989 
CG-DL-E-0082024-255989 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग तर--खण्ड 3--उप-खण्ड (i) 
PART II—Section 3—Sub-section (i) 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं. 43!) नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त I, 2024/श्रावण 0, 946 
No. 43]] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST ।, 2024/ SHRAVANA 0, 946 


संचार मंत्रालय 
(डाक विभाग) 
अधिसूचना 
नई feet, 4 अगस्त, 2024 
सा.का.नि. 470(अ).--राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 
डाक विभाग (डाक सहायक और छंटाई सहायक) भर्ती नियम, 2022 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते 
हैं, अर्थात्‌ :- 
q. () इन नियमों का संक्षिप्त नाम डाक विभाग (डाक सहायक और छंटाई सहायक) भर्ती (संशोधन) नियम, 2024 है। 
(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे। 

2. डाक विभाग (डाक सहायक और छंटाई सहायक) भर्ती नियम, 2022 की अनुसूची में, - 


(क) डाक सहायक (सर्किल कार्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालय) के पद से संबंधित, क्रम सं. 4 के स्तंभ (44) के अधीन, 
टिप्पण 3 के स्थान पर निम्नलिखित टिप्पण रखा जाएगा, अर्थात्‌ :- 


“टिप्पण 3: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, सीमित 
विभागीय प्रतियोगी परीक्षा या प्रतियोगी परीक्षा के लिए पात्र हों, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्ति भी ऐसी परीक्षा के लिए 
पात्र होंगे परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अ्हईक या पात्रता सेवा, अपेक्षित Hew या पात्रता सेवा के 
आधे से अधिक है या दो वर्ष, इनमें से जो भी कम हो, से कम न हो और उन्होंने इस शर्त के अध्यधीन अगली उच्चतर 
श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक कर ली हो कि ज्येष्ठ और कनिष्ठ दोनों को भर्ती 


478 GI/2024 (.) 


2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] 


प्रक्रिया के एक समान माध्यम से भर्ती किया गया हो और दोनों वर्तमान पद पर नियमित आधार पर भर्ती से पहले 
एक ही पोषक काडर में रहे हों। 


यह शर्त ऐसे कनिष्ठ पदधारियों पर लागू नहीं होगी, जिन्होंने डाक नियम पुस्तिका खंड-|४ के नियम-38 
के अधीन स्थानांतरण का उपभोग करने के पश्चात अपनी ज्येष्ठता खो दी है।”; 


(ख) डाक सहायक (चेन्नई, दिल्‍ली, कोलकाता तथा मुंबई स्थित विदेश डाक संगठनों में) के पद से संबंधित क्रम सं. 2 
और डाक सहायक (बचत बैंक नियंत्रण तथा आंतरिक जांच संगठन) के पद से संबंधित क्रम सं. 3 तथा उनसे संबंधित 
प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा; 


(ग) डाक सहायक (डाकघर) के पद से संबंधित क्रम सं. 4 के स्तंभ (4) के अधीन टिप्पण 3 के स्थान पर निम्नलिखित 
टिप्पण रखा जाएगा, अर्थात्‌ :- 


“टिप्पण 3: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, सीमित 
विभागीय प्रतियोगी परीक्षा या प्रतियोगी परीक्षा के लिए पात्र हों, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्ति भी ऐसी परीक्षा के लिए 
पात्र होंगे परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी eH या पात्रता सेवा, अपेक्षित ASH या पात्रता सेवा के 
आधे से अधिक है या दो वर्ष, इनमें से जो भी कम हो, से कम न हो और उन्होंने इस शर्त के अध्यधीन अगली उच्चुतर 
श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक कर ली हो कि ज्येष्ठ और कनिष्ठ दोनों को भर्ती 
प्रक्रिया के एक समान माध्यम से भर्ती किया गया हो और दोनों वर्तमान पद पर नियमित आधार पर भर्ती से पहले 
एक ही पोषक काडर में रहे हों। 

यह शर्त ऐसे कनिष्ठ पदधारियों पर लागू नहीं होगी, जिन्होंने डाक नियम पुस्तिका Ge-lV के नियम-38 के 
अधीन स्थानांतरण का उपभोग करने के पश्चात अपनी ज्येष्ठता खो दी Sl’; 

(घ) Sets सहायक (रेल डाक सेवा) के पद से संबंधित क्रम सं. 5 के स्तंभ (() के अधीन टिप्पण 3 के स्थान पर 

निम्नलिखित टिप्पण रखा जाएगा, अर्थात्‌ :- 

“टिप्पण 3: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, सीमित 
विभागीय प्रतियोगी परीक्षा या प्रतियोगी परीक्षा के लिए पात्र हों, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्ति भी ऐसी परीक्षा के लिए 
पात्र होंगे परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी eH या पात्रता सेवा, अपेक्षित ASH या पात्रता सेवा के 
आधे से अधिक है या दो वर्ष, इनमें से जो भी कम हो, से कम न हो और उन्होंने इस शर्त के अध्यधीन अगली उच्चुतर 
श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक कर ली हो कि ज्येष्ठ और कनिष्ठ दोनों को भर्ती 
प्रक्रिया के एक समान माध्यम से भर्ती किया गया हो और दोनों वर्तमान पद पर नियमित आधार पर भर्ती से पहले 
एक ही पोषक काडर में रहे हों। 

यह शर्त ऐसे कनिष्ठ पदधारियों पर लागू नहीं होगी, जिन्होंने डाक नियम पुस्तिका खंड-|/ के नियम-38 के अधीन 
स्थानांतरण का उपभोग करने के पश्चात अपनी ज्येष्ठता खो दी है।”; 


[सं. 04-05/20i5-wattts-T] 
सत्य नारायण दास, निदेशक 


टिप्पण :- मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-॥|, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 459 (a) तारीख 

47 जून, 2022 द्वारा प्रकाशित की गई थी और सा.का.नि. 24 (A) तारीख 3 जनवरी, 2023 द्वारा संशोधित की 

गई थी। 

MINISTRY OF COMMUNICATIONS 
(Department of Posts) 
NOTIFICATION 
New Delhi, the Ist August, 2024 
G.S.R. 470(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the 


President hereby makes the following rules to amend the Department of Posts (Postal Assistant and Sorting Assistant) 
Recruitment Rules, 2022, namely: — 


[भाग I—ave 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण 3 


l.  (4) These rules may be called the Department of Posts (Postal Assistant and Sorting Assistant) Recruitment 
(Amendment) Rules, 2024. 


(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette. 
2: In the Department of Posts (Postal Assistant and Sorting Assistant) Recruitment Rules, 2022, in the Schedule, — 


(a) against serial number |, relating to the post of Postal Assistant (Circle Office and Regional Offices), under 
column (), for Note 3, the following Note shall be substituted, namely: — 


“Note 3: Where juniors who have completed qualifying or eligibility service are eligible for Limited 
Departmental Competitive Examination or Competitive Examination, their seniors would also be 
eligible for such examination provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service 
by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have 
successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade subject to the 
condition that both the senior and junior were recruited through same mode of recruitment and were 
holding same feeder cadre prior to appointment to the present post on regular basis. 


This condition shall not be applied with reference to such junior officials who lost their seniority 
after availing transfer under Rule-38 of the Postal Manual Volume-IV.”; 


(b) serial number 2, relating to the post of Postal Assistant (In the Foreign Post Organisations in Chennai, 
Delhi, Kolkata and Mumbai), and serial number 3, relating to the post of Postal Assistant (Savings Bank 
Control and Internal Check Organisations) and the entries relating thereto, shall be omitted; 


(c) against serial number 4, relating to the post of Postal Assistant (Post Office), under column (]), for Note 3, 
the following Note shall be substituted, namely: — 


“Note 3: Where juniors who have completed qualifying or eligibility service are eligible for Limited 
Departmental Competitive Examination or Competitive Examination, their seniors would also be 
eligible for such examination provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service 
by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have 
successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade subject to the 
condition that both the senior and junior were recruited through same mode of recruitment and were 
holding same feeder cadre prior to appointment to the present post on regular basis. 


This condition shall not be applied with reference to such junior officials who lost their seniority 
after availing transfer under Rule-38 of the Postal Manual Volume-IV.”; 


(d) against serial number 5, relating to the post of Sorting Assistant (Railway Mail Service), under column 
(]), for Note 3, the following Note shall be substituted, namely: - 


“Note 3: Where juniors who have completed qualifying or eligibility service are eligible for Limited 
Departmental Competitive Examination or Competitive Examination, their seniors would also be 
eligible for such examination provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service 
by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have 
successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade subject to the 
condition that both the senior and junior were recruited through same mode of recruitment and were 
holding same feeder cadre prior to appointment to the present post on regular basis. 


This condition shall not be applied with reference to such junior officials who lost their seniority 
after availing transfer under Rule-38 of the Postal Manual Volume-IV.”. 


[No. 04-05/205-SPN-I] 
SATYA NARAYNA DASH, Director 


Note: - The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section 
(i), vide G.S.R. 459 (8), dated the 7" June, 2022 and was amended vide G.S.R. 2 (B), dated the 3" January, 
2023. 


Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-0064 
and Published by the Controller of Publications, Delhi-l0054. sasvest kumar 


SRIVASTAVA 


